निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


उक्त 


11 ज्येष्ठ 1938 ( श 0 ) 
संख्या 22 पटना , बुधवार , 

1 जून 2016 ( ई 0 ) 
विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

5-5 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


--- 


आदेश, 


, 


उच्च 


6-6 


2 


बिहार गजट, 1 जून 2016 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 मई 2016 
सं ० भा ० व 0 से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड ) -1652 / प0 व 0 - डा 0 डी 0 के 0 शुक्ला, भा ० व0 से0 (82) प्रधान मुख्य वन 
संरक्षक (विकास ) बिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( Hoff) के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

श्री शुक्ला प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास ) बिहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० भा ० व 0 से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड) -1653 / प0 व 0 - श्री एस 0 एस0 चौधरी, भा ० व० से 0 (84) अपर प्रधान 
मुख्य वन वन संरक्षक - सह -मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध 
निदेशक , बिहार वानिकी विकास निगम लि 0 पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

प्रबंध निदेशक , बिहार वानिकी विकास निगम, लि 0, पटना के गैर संवर्गीय पद को प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
( HAG + ) के समकक्ष घोषित किया जाता है । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड) -1654 / प0 व0- श्री एस0 के0 सिह, भा ० व0 से 0, (84 ) क्षेत्रीय मुख्य वन 
संरक्षक , पटना को स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( कैम्पा) -सह- नोडल पदाधिकारी ( वन संरक्षण ) के 
पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

श्री एस0 के 0 सिंह, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कोष दुर्गावती के अतिरिक्त प्रभार में 


रहेंगे । 


सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था o ) 17/11 (खंड) - 1655 / प0 व0 श्री यू0 एस 0 झा , भा 0 व 0 से0 (85)मुख्य वन संरक्षक , 
संयुक्त वन प्रबंधन , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सह - मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक 
बिहार के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व ० से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड) -1656 / प 0 व0 - श्री ए0 के0 पाण्डेय , भा ० व० से0 ( 86) मुख्य वन संरक्षक , 
( आई 0 टी 0) को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, बिहार , पटना के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

श्री ए0 के 0 पाण्डेय , प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम पटना ( अनुषंगी इकाईयों सहित ) के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 

सं भा ० व ० से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1657 / प 0 व 0 - श्री अरविन्दर सिंह, भा ० व० से 0 ( 95 ) वन 
संरक्षक - सह - अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग , पटना को स्थानांतरित करते हुए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना के पद 
पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1658 / प0 व0 श्री एस0 के0 ठाकुर, भा ०व 0 से 0 ( 95 ) वन संरक्षक, 
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक ( आई 0 टी 0), बिहार , पटना के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा 0 व0 से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड) -1659 / प 0 व 0 श्री रविशंकर कुमार, भा ० व0 से 0 (99) वन संरक्षक, 
पूर्णिया, को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , कार्य योजना अनुसंधान एवं विस्तार, पटना के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1660 / प 0 व0 - श्री ललन प्रसाद सिंह , भा ० व० से0 ( 2000) वन संरक्षक , 
वन्य प्राणी अंचल, पटना, वन संरक्षक - सह - अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड ) -1661 / प0 व 0 - श्री अभय कुमार द्विवेदी, भा ० व० से0 (2000) वन प्रमंडल 
पदाधिकारी , बांका को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , गया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व ० से 0 ( स्था 0 ) 17/11 (खंड) -1662 / प० व० - श्री अभय कुमार, भा ० व0 से 0 ( 2001) वन संरक्षक , कार्य 
योजना अनुसंधान एवं विस्तार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, पूर्णिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है । 


बिहार गजट , 1 जून 2016 


3 


सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) - 1663 / प 0 व 0 - श्री कुन्दन कुमार भा ० व 0 से0 (2001 ) वन संरक्षक , गया 
को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक , अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1664 / प 0 व 0 - श्री के0 के 0 अकेला, भा 0 व0 से 0 ( 2001 ) वन संरक्षक , 
पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक - सह - अपर निदेशक , हरियाली मिशन, उत्तर बिहार के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था o ) 17/11 ( खंड) -1665 / प० व० - डा 0 गोपाल सिंह, भा ० व 0 से0 (2003 ) वन प्रमंडल 
पदाधिकारी , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड) -1666 / 40 व0 - डा0 एस0 चन्द्रशेखर, भा ० व० से0 (2003) निदेशक संजय 
गाँधी जैविक उद्यान पटना को स्थानांतरित करते हुए सदस्य सचिव , बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् पटना के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व० से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड) -1667 / प 0 व 0 - श्री नन्द किशोर, भा ० व० से0 ( 2006) वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, जमुई को स्थानांतरित करते हुए निदेशक , संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा 0 व0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1668 / प 0 व0 - श्री के0 नेसामणी, भा ०व0 से0 ( 2008) वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, गया, निदेशक - सह - वन प्रमंडल पदाधिकारी , राज्य वन्य प्रशिक्षण संस्थान, गया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० भा ० व० से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड) -1669 / प 0 व0- श्री आलोक कुमार, भा ० व0 से0 ( 2012 ) संलग्न 
पदाधिकारी गया वन प्रमंडल, गया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा के पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व० से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1670 / प 0 व 0 श्री शशिकांत कुमार , भा 0 व0 से 0 (2013) संलग्न 
पदाधिकारी वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल -2 बेतिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1671 / प 0 व 0 श्री राम किशोर राम, बि 0 व0 से 0 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
सीतामढी को स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना के कार्यालय में सहायक वन संरक्षक के पद पर 
अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व ० से 0 ( स्था ० ) 17/11 ( खंड) -1672 / प 0 व0 - श्री अवधेश कुमार ओझा, बि 0 व 0 से0 सदस्य सचिव, 
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जन 
सम्पर्क प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1673 / प0 व0 - श्री दिवाकर प्रसाद, बि 0 व 0 से0 सहायक वन संरक्षक, 
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार बिहार पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल , आरा के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

श्री दिवाकर प्रसाद , मुख्य वन संरक्षक कार्य नियोजना प्रशिक्षण एवं विस्तार बिहार पटना के कार्यालय में सहायक 
वन संरक्षक, के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० भा 0 व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1674 / प 0 व 0 - श्री बैधनाथ प्रसाद गुप्ता , बि 0 व0 से0 वन प्रमंडल 
पदाधिकारी, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत वन 
प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व 0 से 0 ( स्था 0) 17/11 ( खंड) -1675 / प ० व० श्री मिहिर कुमार झा , बि 0 व0 से0, वन प्रमंडल 
पदाधिकारी तिरहुत वन प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के पद पर अपने ही 
वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व० से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1676 / प 0 व0- श्री संजय कुमार, बि 0 व0 से0 , वन प्रमंडल पदाधिकारी 
भोजपुर वन प्रमंडल , आरा को स्थानांतरित करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , पटना के कार्यालय में सहायक वन 
संरक्षक के पद पद अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व 0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड ) -1677 / प 0 व0- श्री नरेश प्रसाद , बि 0 व0 से 0, उप वन संरक्षक , ( अपने 
वेतनमान में ) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढी के 
पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० भा ० व0 से 0 ( स्था 0 ) 17/11 ( खंड) -1678 / प 0 व0 - श्री प्रभाकर झा , बि 0 व0 से0, सहायक वन संरक्षक, वन 
प्रमंडल बांका को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पद पर अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश झा , उप - सचिव । 


4 


बिहार गजट, 1 जून 2016 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

20 मई 2016 
सं ० 1 / पी1-02 / 2013 खंड- I गृ.आ.- 3976 – श्रीमती प्रीता वर्मा, भा 0 पु0 से0 (1991), अपर पुलिस महानिदेशक, 
कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक , 
आधुनिकीकरण एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 खंड- I गृ.आ.- 3977 - श्री अमित कुमार जैन , भा 0 पु0 से 0 (1996 ), पुलिस महानिरीक्षक, 
आधुनिकीकरण, बिहार, पटना अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक , राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो , 
बिहार , पटना के भी प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 खंड- I गृ.आ.- 3978 - श्री अनिल किशोर यादव, भा 0 पु 0 से0 (1996), पदस्थापन की 
प्रतीक्षा में , को अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी1-02 / 2013 खंड- I गृ.आ.- 3979 - श्री राजेश त्रिपाठी, भा 0 पु0 से0 (2006), पुलिस महानिरीक्षक के 
सहायक ( कल्याण), बिहार , पटना अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक के सहायक ( क्यू ०), बिहार, 
पटना के भी प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 1 जून 2016 


5 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 
( शुद्धि - पत्र ) 

19 मई 2016 
सं ० कौन / भी -116 / 2002-161 / सी — विभागीय अधिसूचना संख्या 192 / सी दिनांक 23.09.2015 एवं 52 / सी 
दिनांक 24.02.2016 द्वारा श्रीमती अफशॉ अज़ीम वाणिज्य कर पदाधिकारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय का निर्धारण करना 
भूलवश छूट गया था । 

2. निलंबन अवधि में श्रीमती अफशॉ अज़ीम का मुख्यालय, वाणिज्य कर विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना होगा । 
3. कंडिका (2 ) में अंकित अंश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । शेष शर्ते यथावत् रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट, अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट, 1 जून 2016 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

26 मई 2016 
सं ० 6 / अ0-3-37 / 2002-1996 — श्री रवि रंजन सहाय, तत्कालीन वाणिज्य कर सहायक आयुक्त ( अंकेक्षण ), 
भागलपुर प्रमण्डल , भागलपुर सम्प्रति वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त(प्रशासन), मगध प्रमण्डल , गया को दिनांक 21.05.2010 से 
28.05.2010 तक सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त किये बिना आकस्मिक अवकाश पर रहने के कारण "सचेत " की सजा 
संसूचित की जाती है, जिसकी प्रविष्टी उनकी चारित्री वर्ष 2010-11 में की जाएगी । 
( 2) प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


